सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष, 1937 ( २० ) 
संख्या 53 राँची, शुक्रवार 

1 जनवारी, 2016 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2 0 15 


संख्या- 1/ पी0 - 1025 /2000 खण्ड का .. 11383 -- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह , भा . प्र. से. ( झा :91) को दिनांक 01. 01. 2016 के प्रभाव 
से भा . प्र. से. के अधिसमय से ऊपर वेतनमान प्रधान सचिव कोटि ( वेतनमान. रु0 67000/ -( 3 प्रतिशत दर 
से वार्षिक वेतनवृद्धि ) . 79000/-) में प्रोन्नति दी जाती है। 

____ 2. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची के 
उत्क्रमित पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) 53 - 50 | 


